igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri® - 


ऐ श्रीहरिः 
साए-सजहे 


सत्संग अभूत-व्हण 


स्वामी रामसुखदास 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


F 


सं० २०५३ से २०५५ तक १,६०,००० 
सं० २०५६ नवाँ संस्करण २०,००० 
सं० २०५६ दसवाँ संस्करण २०,००० 

योग २,००,००० 


` मूल्य--एक रुपया 


मुद्रक-गीताप्रेस, गोरखपुर २७३००५ 
फोन : (०५५१) ३३४७२१; फैक्स ३३६९९७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chen | प्रवत नशर my 
AEA या I 
WA ० HA Eef i 


४६ / Ree 


३६ ': १ RTT पा म js j 
A 
. 
A xX 
रततक er 
222 >” m 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= श्रीहरि: ॥ 


२ गीता-सार =... ७: 


२. मूल-रामायण ...................... 
३. मूल भागवत........................ 
४. भागवत-धर्म-सार................ 
५. महाभारत-सार..................... 


६. सत्संगके अमृत-कण .......... 


८८-0०.) Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec 


DN. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ श्रीहरि: ॥ 


गीता-सार 


अध्याय 


१. सांसारिक मोहके कारण ही मनुष्य 
“मैं क्या करूं और क्या नहीं 
करूं '--इस दुविधामें फँसकर 
कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः 
मोह या सुखासक्तिके वशीभूत 
नहीं होना चाहिये। 


२. शरीर नाशवान्‌ .है और उसे 


जाननेवाला शरीरी अविनाशी 
८८-0.॥ Pub हे Domain. [ विवेकको i Kanya Maha Vidyalaya [ देना ction. 
“इस विवैकको महत्त्व दैना 


Biia y Aya Seme सार संग्रह chennai and eGangotri 
और अपने कर्तव्यका पांलन 
करना--इन दोनोंमेंसे किसी भी 
एक उपायको काममें लानेसे 
चिन्ता-शोक मिट जाते हैं। 

३. निष्कामभावपूर्वक केवल दूसरोंके 

हितके लिये अपने कर्तव्यका 
तत्परतासे पालन करनेमात्रसे 
कल्याण हो जाता है । 

४. कर्मबन्धनसे छूटनेके दो उपाय 
हैं--कर्मोके तत्त्वको जानकर 
निःस्वार्थभावसे कर्म करना और 
तत्त्वज्ञानका अनुभव करना। 

५. मनुष्यको अनुकूल-प्रतिकूल 

००-०७ पारिस्िकितियों केः* अआनेघर0/० lection. 


Digitized by Arya Samaj FM nai and eGangotri ७ 
दुःखी नहीं होना चाहिये; क्योंकि 
इनसे सुखी-दुःखी होनेवाला 
मनुष्य संसारसे ऊँचा उठकर 
परम आनन्दका अनुभव नहीं 
कर सकता | 


६. किसी भी साधनसे अन्तःकरणमेँ 
समता आनी चाहिये। समता 
आये बिना मनुष्य सर्वथा 
निर्विकार नहीं हो सकता। 


७. सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--ऐसा 
स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ 
साधन है । 


८. अन्तकालीन चिन्तनके अनुसार 
CC-0.In ?००<छवि"न्जीनव्फी० ण्वाव्ति'व्हयन्ती॥व्म्हे)] 


डीठा[28१ by Arya sama मी: सं गह, Chennai and eGangotri 
अतः मनुष्यको हरदम 
भगवान्‌का स्मरण करते हुए 
अपने कर्तव्यका पालन करना 
चाहिये, जिससे अन्तकालमें 
भगवानूकी स्मृति बनी रहे। 

कि 


सभी मनुष्य भगवत्प्रासिके 
अधिकारी हैं, चाहे वे किसी 
भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, 
देश, वेश आदिके क्‍यों न हों! 


१०. संसारमें जहाँ भी विलक्षणता, 
विशेषता, सुन्दरता, महत्ता, विद्ठत्ता, 
बलवत्ता आदि दीखे उसको 
भगवानूका ही मानकर भगवानका 

००-०.॥ मी न्विन्तक'च्करना/न्याठिव्ये/ Colection. 


Digitized by Arya Samaj सकी ता Chennai and eGango 
3 00 L AA ui 


११. 


१२. 


१२. 


इस जगतूको भगवानूका ही 
स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य 
भगवानके विराट्रूपके दर्शन 
कर सकता है। 


जो भक्त शरीर-इन्द्रियाँ-मन- 
बुद्धिसहित अपने-आपको 
भगवान्‌के अर्पण कर देता है, 
वह भगवान्‌को प्रिय होता है। 


संसारमें एक 'परमात्मतत्त्व ही 
जानने योग्य है। उसको जाननेपर 
अमरताकी प्रासि हो जाती है । 


१४. संसार-बन्धनसे छूटनेके लिये 


सत्त्व, रज और तम--इन तीनों 


CC-0.In yoa अतीत हीना अरूरी हेत 


१ Bigitized by Arya Sama ou Chennai and eGangotri 


अनन्यभक्तिसे मनुष्य इन तीनों 
गुणोंसे अतीत हो जाता है। 


१५. इस संसारका मूल आधार और 
अत्यन्त श्रेष्ठ परमपुरुष एक 
परमात्मा ही हैं--ऐसा मानकर 
अनन्यभावसे उनका भजन करना 
चाहिये । 


१६. दुर्गुण-दुराचारोंसे ही मनुष्य 
` चौरासी लाख योनियों एवं 
नरकोंमें जाता है और दुःख 
पाता है। अतः -जन्म-मरणके 

` चक्रसे छूटनेके लिये दुर्गुण- 
दुराचारोंका त्याग करना 


>>“ अवश्थक हैं pawa Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj तीसा०उ्सएर Chennai and eGangogi 


१७. मनुष्य श्रद्धापूर्वक जो भी शुभ 
कार्य करे, उसको भगवानका 
स्मरण करके, उनके नामका 
उच्चारण करके ही आरम्भ 
करना चाहिये। 


१८. सब ग्रन्थोंका सार वेद हैं, 
वेदोंका सार उपनिषद्‌ हैं, 
उपनिषदोंका सार गीता है और 
गीताका सार भगवानको 
शरणागति है। जो अनन्यभावसे 
भगवानूकी शरण हो जाता है, 

उसे भगवान्‌ सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त कर देते हैं। 


CC-0.In Public Domaij, Panini- kanya: Maha, Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः॥ 
मूल-रामायण . 

( श्रीरामचरितमानस, उंत्तरकाण्डसे ) 224: | 
अब श्रीराम कथा अति पावनि। 
सदा सुखद दुख पुंज नसावनि॥ 
सादर तात सुनावहु मोही । 
बार बार बिनवउँ प्रभु तोही ॥ 
सुनत गरुड़ कै गिरा बिनीता। 
सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता॥ 
भयउ तासु मन परम उछाहा। 
लाग कहै रघुपति गुन गाहा॥ 
प्रथमहिं अति अनुराग भवानी। 


waraka PublisDomain. T कहेसि aa Vidyalawa Collection. 
रामचरित सर कहास बखान 


Digitized by Arya 55पूलाऱ्ठपापज्ञणा Chennai and eGRBtri 


पुनि नारद कर मोह अपारा। 
कहेसि बहुरि रावन अवतारा॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। 
तब सिसु चरित कहेसि मन लाई ॥ 


दो०-बालचरित कहि fafafa बिधि मन मँह परम उछाह। 
रिषि आगवन कहेसि पुनि श्रीरघुबीर बिबाह॥ 


(उ० का० ६४) 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा। 
पुनि नृप बचन राज रस भंगा॥ 
पुरबासिन्ह कर बिरह बिषादा। 
कहेसि राम लछिमन संबादा॥ 
बिपिन गवन केवट अनुरागा। 
सुरसरि उतरि निवास प्रयागा॥ 
'बालमीक प्रभु मिलन बखाना। 

चित्रकूट जिंमि “खसे भगवानः" 


Dc by Arya Samai तळ and ecangotr 
सचिवागवन नगर नृप मरना। 
भरतागवन प्रेम बहु बरना॥ 
करि नृप क्रिया संग पुरबासी। 
भरत गए जहेँ प्रभु सुख रासी॥ 
पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाए। 
लै पादुका अवधपुर आए॥ 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी। 
प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी॥ 

दो०-कहि बिराध बध जेहि बिधि देह तजी सरभंग। 

बरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग॥ 
(उ० का० ६५) 
कहि दंडक बन पावनताई। 
गीध मइत्री पुनि तेहिं mN 
पुनि प्रभु पंचबटीं कृत बासा। 
००-०/भिंजी: एसकल/मुनिन्ह/ “की ऋसाः॥-४० 


Digitized by Arya Sami Aa Ehennai and eGangojri 


YA लछिमन उपदेस अनूपा। 
सूपनखा जिमि कोन्हि कुरूपा॥ 
खर दूषन बध बहुरि बखाना। 
जिमि सब मरमु दसानन जाना॥ 
दसकंधर मारीच बतकही। 
जेहि बिधि भई सो सब तेहिं कही॥ 
पुनि माया सीता कर हरना। 
श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना॥ 
पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही। 
बधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही॥ 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा। 
जेहि बिधि गए सरोबर तीरा॥ 


दो०-प्रभु नारद संबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग। 


पुनि सुग्रीव मिताई बालि प्रान कर भंग॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha 0५ की a Collecti pn 
(3० का० ६६ के 


Difized by Arya Samaj आफ हे Chennai and eGangotri 


कपिहि तिलक करि प्रभु कृत सैल प्रबरषन बास। 
बरनन बर्षा सरद अरु राम रोष कपि त्रास॥ 


(30 का० ६६ ख) . 


जेहि निधि कपिपति कीस पठाए। 
सीता खोज सकल दिसि धाए॥ 
बिबर प्रबेस कीन्ह जेहि भाँती। 
कपिन्ह बहोरि मिला संपाती॥ 
सुनि सब कथा समीरकुमारा। 
नाघत भयउ पयोधि अपारा॥ 
लंकाँ कपि प्रबेस जिमि कीन्हा। 
पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा॥ 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी। 
पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी॥ 
आए कपि सब जहे रघुराई। 
००जैदेदी- Dorit aiana "सुनाई Hiection. 


Digitized by Arya Samak buka Ehennai and Gari 


सेन समेति जथा रघुबीरा। 
उतरे जाइ बारिनिधि तीरा॥ 
मिला निभीषन जेहि बिधि आई। 
सागर निग्रह कथा सुनाई॥ 
दो०-सेतु बाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार। 
गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार॥ 
(उ० का० ६७ क) 
निसिचर कीस 'लराई बरनिसि बिबिधि प्रकार। 
कुंभकरन घननाद कर बल पौरुष संघार॥ 


(उ० का० ६७ ख) 


निसिचर निकर मरन बिधि नाना। 
रघुपति रावन समर बखाना॥ 
रावन बध मंदोदरि सोका। 
राज बिभीषन देव असोका॥ 
cna ००₹घुर्पति" KA ५स्होरी १०००": 


0श62०0 by Arya Samaj RANAR Chennai and eGangotri 


सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता। 
अवध चले प्रभु कृपा निकेता॥ 
जेहि बिधि राम नगर निज आए। 
बायस बिसद चरित सब गाए॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका। 
पुर बरनत नृपनीति अनेका॥ 
कथा समस्त भुसुंड बखानी। 
जो मैं तुम्ह सन कही भवानी॥ 
सुनि सब राम कथा खगनाहा। 
कहत बचन मन परम उछाहा॥ 
सो०-गयउ मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपति चरित। 


भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक॥ 
(उ० का० ६८ क) 


"स्मर ne STA 
CC-0.In Public ०० Pain Kana ata idyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीभगवानुवाच 

ज्ञानं परमगुह्यं मे यद विज्ञानसमन्वितम्‌। 
सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--ब्रह्माजी! मेरा जो 
अत्यन्त गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञान है, वह 
तथा रहस्यसहित उसके अंग मेरे द्वारा कहे 
गये हैं, उसको तुम ग्रहण करो अर्थात्‌ 
धारण करो। 


यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha “कदनुग्रहीरत alaya on. 
तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु तै ii 


tized by Arya SamajF GundafiSh Chennai and eGangot by Arya Sama PERSE, Chennai and eGangotri 
मैं जितना हूँ, जिन-जिन भावोंवाला हूँ, 
जिन-जिन रूपों, गुणों और कर्मोंवाला हूँ, उस 
मेरे समग्ररूपके तत्त्वका यथार्थ अनुभव तुम्हें 
मेरी कृपासे ज्यों-का-त्यों हो जाय। 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌। 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌॥ 
सृष्टिसे पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे 
सिवाय और कुछ भी नहीं था और सृष्टि उत्पन्न 
होनेके बाद जो कुछ भी यह संसार-दीखता है 
वह भी मैं ही हूँ। सत्‌ (चेतन, अविनाशी) 
असत्‌ (जड, नाशवान्‌) तथा सत्‌-असत्से परे 
जो कुछ कल्पना की जा सकती है, वह भी 
मैं ही हुँ। सृष्टिके सिवाय भी जो कुछ है, वह 
मैं ही हँ और सृष्टिका नाश होनेपर जो शेष 
०श्हता Picaa Agog yaha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sanf F भएता Chennai and 8080800 
ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
तद्‌ विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः॥ 

जैसे कोई वस्तु बिना होते हुए भी अज्ञानरूप 
अन्धकारके कारण प्रतीत होती है, ऐसे ही 
संसार न होते हुए भी मेरेमें प्रतीत होता है और 

जैसे ज्ञानरूप प्रकाश होते हुए भी उधर दृष्टि न 

रहनेसे प्रतीत नहीं होता अर्थात्‌ अनुभवमें नहीं 

आता, ऐसे ही मैं होते हुए भी नहीं दीखता ये 
दोनों (संसारका विद्यमान न होते हुए भी दीखना 
और मेरा विद्यमान होते हुए भी न दीखना) 
मेरी माया है--ऐसा समझना चाहिये। 
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्यावचेष्वनु। 
प्रविष्टान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌॥ 
जिस तरह पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
०और''आकीश! "वि" पाँचों १ भहाकूत/नक्राणियीके” 


एघ्चिपि2७0 by Arya Samaj MARTE ennai ana eGangotr 
छोटे-बड़े, अच्छे-बुरे सभी शरीरोंमें प्रविष्ट 
होते हुए भी वास्तवमें प्रविष्ट नहीं हैं अर्थात्‌ 
वे-ही-बे हैं, उसी तरह मैं उन प्राणियोंमें 
प्रविष्ट होते हुए भी वास्तवमें उनमें प्रविष्ट 
नहीं हूँ अर्थात्‌ मैं-ही-मैं हूँ। 
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा॥ 
मुझ परमात्माके तत्त्वको जाननेकी 
 इच्छावाले साधकको अन्वय और व्यतिरेक 
` रीतिसे अर्थात्‌ संसारमें मैं हूँ और मेरेमें 
संसार है--ऐसे अन्वयरीतिसे तथा न संसारमें 
मैं हूँ और न मेरेमें संसार है, प्रत्युत Ñ- 
ही-मैं हँ--ऐसे व्यतिरेकरीतिसे इतना ही 
जानना आवश्यक है कि सब जगह और 
सब समयमें मैं परमात्मा ही विद्यमान हूँ 
AA aA fare 'कुछ "की Vireg (००४० 


Digitized by Arya य जभते Chennai and eGapgotr 
एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। 
भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्‌ ॥ 

ब्रह्माजी! तुम मेरे इस मतके अनुसार 
सर्वश्रेष्ठ समाधि (सहज समाधि) में भलीभाँति 
स्थित हो जाओ। फिर तुम कल्प-कल्पान्तरोंमें 
कभी भी मोहको प्राप्त नहीं होओगे। 


(श्रीमद्भागवत २। ९। ३०-३६) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sore BREEN ETE 


मनसा वचसा दृष्ट्या 
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे 
तथा अन्य इन्द्रियांसे भी जो कुछ (वस्तु, 
व्यक्ति आदि संसार) ग्रहण किया जाता है 
अर्थात्‌ अनुभवमें आता है, वह सब मैं ही 
हूँ। अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं 
है-यह सिद्धान्त आप शीघ्र समझ लें अर्थात्‌ 
स्वीकार कर लें।' 
गुणेषु चाविशच्चित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया। 
गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत्‌॥ 


CC-0.In “बोर बर विषर्यक सिति ha करते रहनस ; 


Digitized by Arya 5भ्राग्रवत्तधप्राठपाऊ 5 and 6805७ 

चित्त विषयोंमें फँस गया है और विषय 
चित्तमें बस गये हैं तो उन दोनों (विषय 
और चित्त) को मेरे स्वरूपमें स्थित होकर 
त्याग देना चाहिये अर्थात्‌ अपनेमें नहीं 
मानना चाहिये।' 

(श्रीमद्भागवत ११। १३। २४, २६) 
मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम्‌। 
इक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः॥ 

“शुद्ध अन्तःकरणवाला भक्त आकाशको 
तरह मुझ आवरणरहित परमात्माको ही 
देहसहित अपनेमें तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके 
बाहर और भीतर परिपूर्ण देखे ।' 


इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महामते। ` 
सभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः॥ 


००-०.॥१है"धहिमते ggasi केबल“झइस/बज्ञानको». 


२६ सार-सग्रह 
Digitizec-by-Arye-Semei-FeundatoretermarandeSangotr 
धारण करके जो भक्त सम्पूर्ण प्राणियोंमें 


मेरा ही भाव रखता हुआ अर्थात्‌ उनमें मुझे 
ही देखता हुआ और उनका आदर 
करता हुआ-- 
ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽर्के स्फुलिङ्गके । 
अक्रूरे क्रूरके चैव समदूक्‌ पण्डितो मतः॥ 
ब्राह्मण और चाण्डालमें, ब्राह्मण-भक्त 
और चोरमें, सूर्य और चिनगारीमें तथा 
कुपालु और निर्दयमें भी समानदृष्टि रखता 
है, वह भक्त ज्ञानी माना गया है।' 
नरेष्वभीक्ष्णं मद्‌भावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌। 
_ स्पर्धाऽसूयातिरस्काराः साहङ्कारा वियन्ति हि 
“जब भक्तका सम्पूर्ण स्त्री-पुरुषोंमें निरन्तर 
मेरा.ही भाव हो जाता है अर्थात्‌ उनमें मुझे 
ही E Re तज शीघ्र, ही, मके, जिते 


Digitized by Arya SAA rAr Rennai and eGarlari 


ईर्ष्या, दोषदृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार- 
सहित सर्वथा दूर हो जाते हैं।' 
विसुज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दूशं व्रीडां च दैहिकीम्‌। 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाश्वचाण्डालगोखरम्‌॥ 
“हंसी उड़ानेवाले अपने लोगोंको और 
अपने शरीरकी दृष्टिको भी लेकर जो लज्जा 
` आती है, उसको छोड़कर अर्थात्‌ उसको 
परवाह न करके कुत्ते, चाण्डाल, गौ एवं 
गधेको भी पृथ्वीपर लम्बा गिरकर 
भगवद्बुद्धिसे साष्टांग प्रणाम करे।' 
यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु मदभावो नोपजायते। 
तावदेवमुपासीत वाइ्मनःकायवृत्तिभिः॥ 
“जबतक सम्पूर्ण प्राणियोंमें मेरा भाव 


अर्थात्‌ “सब कुछ परमात्मा ही हैं', ऐसा 


>>वार्स्तीविक Domain. Panini 'हीने KESE GE AtS i 


२८ सार-सग्रह 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकार मन, वाणी और शरीरकी सभी वृत्तियों 
(बर्ताव) से मेरी उपासना करता रहे। 
सर्व ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यया55त्ममनीषया। 
परिपश्यन्नुपरमेत्‌ सर्वतो मुक्तसंशय:॥ 
पूर्वोक्त साधन करनेवाले भक्तंका "सब कुछ 
परमात्मस्वरूप ही है '--ऐसा निश्चय हो जाता 
है। फिर वह इस अध्यात्मविद्या (ब्रह्मविद्या) 
द्वारा सब प्रकारसे संशयरहित होकर सब जगह 
परमात्माको भलीभाँति देखता हुआ उपराम हो 
, जाय अर्थात्‌ “सब कुछ परमात्मा ही 
है'--यह चिन्तन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात्‌ 
, परमात्मा ही दीखने लगें। 


अयं हि सर्वकल्पानां सध्चीचीनो मतो मम। 

मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिभिः॥ 
“मेरी प्रासिके सम्पूर्ण साधनोंमें सबसे 
CAB -्साधम"्मैं' सही' समझसा हूँ गकि व्सम्पूर्ण 


Digitized by Arya san EAA सा and eGang3ti? 


प्राणियोंमें मन, वाणी और शरीरकी सभी वृत्तियों 
(बर्ताव) से मेरी ही भावना की जाय।' 
न ह्यङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवाण्वपि। 
मया व्यवसितः सम्यइनिर्गुणत्वादनाशिषः॥- 
“प्यारे उद्धवजी ! मेरे इस भागवत-धर्मका 
निष्कामभावपूर्वक किये गये आरम्भका भी 
किञ्चिन्मात्र नाश नहीं होता; क्योंकि मैंने 
ही इस धर्मको तीनों गुणोंसे रहित होनेके 
कारण सर्वश्रेष्ठ निश्चय किया है।' 
यो यो मयि परे धर्मः कल्प्यते निष्फलाय चेत्‌। 
तदायासो निरर्थः स्याद्‌ भयादेरिव सत्तम॥ 
“हे सर्वश्रेष्ठ उद्धवजी! इस धर्मका पालन 
करनेवाला जो कोई भक्त यदि भयसे भागने, 
रोने-पीटने आदिकी तरह निरर्थक कर्म भी 
०००सच्कामिभवियें"मैरें"अर्पण' "कर०दे>कअर्थात्‌ 


j 


Rfbiized by Arya Samaj'Foundation Chennai and eGangotr by Arya Sam TARR, Chennai and eGangotri 
उस होनहारमें मेरी मरजी मानकर निश्चिन्त 


हो ज़ाय तो वे निरर्थक कर्म भी परमधर्म 
हो जाते हैं !' 
एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम्‌। 
यत्‌ सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मामृतम्‌॥ 
'बुद्धिमानोंको बुद्धि और चतुरोंको चतुराई 
इसीमें है कि वे इस मरणधर्मा और असत्य 
शरीरसे अर्थात्‌ शरीर और उसकी सम्पूर्ण 
क्रियाओंको मेरे अर्पण करके मुझ अविनाशी 


. और सत्य परमात्माकी प्राप्ति कर लें।' 


(श्रीमद्भागवत ११। २९। १२-२२) 


Nr 00 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीपरमात्मने नमः॥ ` 
` महाभारत-सार ` 
मातापितृसहस्त्राणि पुत्रदारशतानि च। 
संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे॥ 


“मनुष्य इस जगत्में हजारों माता-पिताओं 
तथा सैकड़ों स्त्री-पुत्रोंके संयोग-वियोगका 
अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते 
रहेंगे ।' 

हर्षस्थानसहस्त्राणि भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌॥ 

“अज्ञानी मनुष्यको प्रतिदिन हर्षके हजारों 
और भयके सैकड़ों अवसर प्राप्त होते रहते 

०० हैं; PR EE ममुष्यकेः प्फरुषरु डवाः 


Ddhized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri by Arya Samaj सार- संग्रह oynai and j 
कोई प्रभाव नहीं पड्ता।' 
ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्पेष न च कश्चिच्छणोति मे। 
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थ न सेव्यते॥ 
'मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार- 
पुकारकर कह रहा हूँ, पर मेरी बात कोई 
नहीं सुनता! धर्मसे मोक्ष तो सिद्ध होता ही 
है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं तो 
भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते!' 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
धर्म त्यजेजीवितस्यापि हेतोः। 
नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः॥ 
“कामनासे, भयसे, MAA अथवा प्राण 
बचानेके लिये भी धर्मका त्याग न करे। 
ca La aaa ra ka aa Vaa ra maa हैँ. 


Digitized by Arya Sama fisto mu Nennai and eGangdtk 


` इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके 
बन्धनका हेतु (राग) अनित्य है।' 


इमां भारतसावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 
स भारतफलं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति॥ 


“यह महाभारतका सारभूत उपदेश * भारत- 
सावित्री' के नामसे प्रसिद्ध है । जो प्रतिदिन 
सबेरे उठकर इसका पाठ करता है, वह 
सम्पूर्ण महाभारतके अध्ययनका फल पाकर 
परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता है।' 


(महाभारत, स्वर्गारोहण» ५। ६०-६४) 


. CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= 0 
परमात्माके संगसे योग और 
संसारके संगसे भोग होता है। 


(२) 
सुखकी इच्छा, आशा और भोग-- 
ये तीनों सम्पूर्ण दुःखोंके कारण हें । 
(३) 


सुखकी इच्छाका त्याग करानेके 
cc faice ध्श्त्ना काला." Collection. 


purus NT E 
(४) 
शरीरको *मैं' और ' मेरा' मानना 
प्रमाद है; प्रमाद ही मृत्यु है। 
(५) 
नाशवानूको महत्त्व देना ही 
बन्धन है। 
(६) 
नाशवानूकी चाहना छोड़नेसे 
अविनाशी तत्त्वकी प्राप्ति होती है। 
(७) 
शरीर-संसारसे अपना सम्बन्ध 
cchi कुर्ग हे Maha Vidyalaya Collection. 


(८) 


आप भगवानूको नहीं देखते, पर 
भगवान्‌ आपको निरन्तर देख रहे हैं। 


(९) 
) ऐसा होना चाहिये, ऐसा नहीं होना 
चाहिये--इसीमें सब दुःख भरे हुए हैं। 
(१०) 
अपने स्वभावको शुद्ध बनानेके 
समान कोई उन्नति नहीं है । 


(११) 
अच्छाईका अभिमान बुराईकी 


ce-o fic Brain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
£] 


Digitized by Arya 5अल्मंगकतेअप्रतलळपा: and eGanga® 
(१२) 
'मिटनेवाली चीज एक क्षण भी. 
टिकनेवाली नहीं होती। 
CRED . 
शरीरको मैं-मेरा माननेसे तरह- 
तरहके और अनन्त दुःख आते हैं। 
(१४) 
दूसरोंके दोष देखनेसे न हमारा 
भला होता है, न दूसरोंका। 
(१५) 


नाशवान्‌की दासता ही अविनाशीके 
aa KA WA g दिली/॥/००/० Collection. 


०९6८०१ by Arya Samaj कली Chennai and ५७००४०४/ 
(१६) 


आप भगवानूके दास बन जाओ 
तो भगवान्‌ आपको मालिक बना देंगे। 


(१७) 
आराम चाहनेवाला अपनी 
वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। 
(१८) 
परमात्मा दूर नहीं हैं, केबल उनको 
पानेकी लगनकी कमी है। 
(१९) 


'जबतक नाशवान्‌ वस्तुओंमें सत्यता 
०० हखेगी:सबततक“बो'थः मौ" हेमा?) 


०४१००१ by Arya 3 त दयात कण ecan A 
(२०) 

अपनेमै विशेषता केवल 

व्यक्तित्वके अभिमानसे दीखती है। 
(२१) 

भगवानूसे विमुख होकर संसारके 


सम्मुख होनेके समान कोई पाप 
नहीं है। 
(२२) 
परमात्माको MA भावको 
प्रधानता है, क्रियाको नहीं। 
(२३) 
मनमें किसी वस्तुको चाह रखना 
००-०ही"ण्दरिफ्रला'*है Hanya Maha Vidyalaya Collection. 


Difitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri by Arya sama BAR, Chennai and ] 
(२४) 


स्वार्थ और अभिमानका त्याग 
करनेसे साधुता आती है। 
(२५) 
संसारसे विमुख होनेपर बिना 
प्रयत्न किये स्वतः सद्गुण आते हैं । 
(२६) 
हमारा सम्मान हो- इस चाहनाने 
ही हमारा अपमान किया है। 
(२७) 


हमारा शरीर तो संसारमें है, पर 
८०हम"छ्छमंभभगवान्में "व्छी/म्हें4० Collection. 


Digitized by Arya 8क्षांगक्तित्भापरतलकाप and Gang? 
COR 
मुक्ति इच्छाके त्यागसे होती है, 
वस्तुके त्यागसे नहीं। 
(२९) 
भगवानूके लिये अपनी मनचाही 
छोड़ देना ही शरणागति है। 
(३०) . 
संसारकी सामग्री संसारके कामकी 
है, अपने कामकी नहीं। 
(३१) 
संसारसे कुछ भी चाहोगे तो 
००९ Pyje ष्घामा "व्ही UA ५२०५२ Collection., 


Witized by Arya 59म्मारप्संफ्रह०) Chennai and eGangotri 
(३२) 
वस्तुका सबसे बढ़िया उपयोग 
है--उसको दूसरेके हितमें लगाना। 
(३३) 
मनुष्यका उत्थान और पतन 


भावसे होता है, वस्तु, परिस्थिति 
आदिसे नहीं । 


(३४) 


आनेवाला जानेवाला होता है-- 
यह नियम है। 


(३५) 
०००" प्घरणें' gA 'नछी१्स्पलेऽ०।०. 


प्रत्युत घरको अपना माननेसे | 
फँसते हें । | 
(३६) 

'है'-पनको परमात्माका न मानकर | 


संसारका मान लेते हैं-यही 
गलती है। 


(३७) 
“करेंगे '--यह निश्चित नहीं है, 
पर 'मरेंगे'-यह निश्चित है। 
(३८) 
जबतक अभिमान और स्वार्थ 
है, तबतक किसीके भी साथ प्रेम 
coan Rybie Bpa Bangi pva ५०५००७३००७ 


izes by Arya 5047 सुम) Chennai and eGangori 
(३९) 

असतूका संग छोडे बिना 

सत्संगका प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। 


(४०) 


भगवान्‌में अपनापन सबसे सुगम 
और श्रेष्ठ साधन है। 


(४१) 


संसारको अपना न मानें तो इसी 
क्षण मुक्ति है। 


(४२) 
(८-0. क्िसी०”तरहसे Ka IEAA: [> व्वश्राः) £ 


Digitized by Arya सत्संग के. ममता ळाप 5 and eGang8tri 
जाओ, फिर भगवान्‌ अपने-आप 
सँभालेंगे । 
(४३) 
ठगनेमेँ दोष है, ठगे जानेमें दोष 
नहीं है। 
(४४) 


जिसका स्वभाव सुधर 
जायगा, उसके लिये दुनिया 
YA जायगी । 
(४५) 


भगवानूके सिवाय कोई मेरा नहीं 
In Public ङ”पसँली Pani or हैं?“ Collection 


EOS OO सा नगर ही ता and eGangoti 
(४६) 
लेकर दान देनेकी अपेक्षा न लेना 
ही बढ़िया है। 


(४७) 


भगवान्‌ हठसे नहीं मिलते, प्रत्युत 
सच्ची लगनसे मिलते हें । 


( ४८.) 
भोगी व्यक्ति रोगी होता है, दुःखी 
होता है और दुर्गतिमें जाता है । 
(४९) 


भगवानूसे विमुख होते ही जीव 
cerie हो'जातां KByaj Maha Vidyalaya Collection. 


मा पुद 
(५०) 

संसारकी आसक्तिका त्याग किये 

बिना भगवानूमें प्रीति नहीं होती । 
(५१) 


लेनेकी इच्छावाला सदा दखि ही 
रहता है। 


(५२) 
ऊँची-से-ऊँची जीवन्मुक्त अवस्था 
मनुष्यमात्रमें स्वाभाविक है। 
(५३) 
भगवत्प्रासिका सरल उपाय क्रिया 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नहीं है, प्रत्युत लगन है। 


i फाट by Arya Sama) 000 807 Chennai and eGango by Arya Sama i$, जगह Chennai and eGangotri 


(५४) > 
साधन स्वयंसे होता है, मन- 
बुद्धिसे नहीं । 
(५५) 


यदि जानना ही हो तो 
अविनाशीको जानो, विनाशीको 
जाननेसे क्या लाभ? 


(५६) 


नाशवानूकी इच्छा ही अन्तः- 
करणकी अशुद्धि है। 


(५७) 


CC-0. शरणामति' मन*लुद्धिसे-नहींव्होती/ jon. 


Digitized by Ary Fea anna; and eG¥fyotri 
प्रत्युत स्वयंसे होती है। 
(५८) 


मनुष्यको. .कर्मोंका त्याग नहीं 
करना है, प्रत्युत कामनाका त्याग 
करना है। 


(५९) 


परमात्माके आश्रयसे बढ़कर दूसरा 
कोई आश्रय नहीं है। 


(६०) 


प्रारब्ध चिन्ता मिटानेके लिये है, 
जनिकस्मीअमाविके लिये मही Collection. 


Bafhized by Arya Samaj प्र Chennai and eGangotri 
TS er PO Df वायव्य 


(६१) 


श्रेष्ठ पुरुष वही है, जो दूसरोंके 
हितमें लगा हुआ है। 


(६२) 


) चरित्रकी सुन्दरता ही असली 
सुन्दरता है । 


(६३) 


रुपयोंको सबसे बढ़िया मानना 
बुद्धि- भ्रष्ट होनेका लक्षण है। 


(६४) 
CC-0. ei FA pali ATA y Eion i 


Digitized by Arya झत्संगाके saaana and eGanggiri 
करो, काम करो तो सेवा करो। 
(६५) 


धर्मके लिये धन नहीं चाहिये, 
मन चाहिये। 


(६६) 


मनुष्यको वस्तु गुलाम नहीं 
बनाती, उसको इच्छा गुलाम 
बनाती है। 
(६७) 
शरीरका सदुपयोग केवल संसारकी 
पत्सि Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


hitizea by Arya sam FSFE Chennai and eGangotri 
(६८) 
भगवान्‌ सर्वसमर्थ होते हुए भी 
हमारेसे दूर होनेमें असमर्थ हैं | 
(६९) 
) यदि शान्ति चाहते हो तो 
कामनाका त्याग करो। 
(७०) 
कुछ भी लेनेकी इच्छा भयंकर 
दुःख देनेवाली है। 
(७१) 
पारमार्थिक उन्नति करनेवालेकी 
त्वौक्िकः ०ऊन्ालिर्कतड"न्होसीःन्हे dollection. 


Digitized by Aaa अभृतः and ९९३३०४ 


(७२) Wa 
संसार विश्वास करनेयोग्य नहीं | 
है, प्रत्युत सेवा करनेयोग्य है । 
(७३) 
सच्ची बातको स्वीकार करना 
मनुष्यका धर्म है। 


(७४) 
' ज्ञान मुक्त करता है, पर ज्ञानका 
अभिमान नरकोंमें ले जाता है। 
(७५) 
प्रतिक्षण बदलनेवाले संसारपर 
rareta terareo. 


: Ditized by Arya Samaj ROUEN Chennai and eGangotri 


होने देता। 


(७६) 
भोगी योगी नहीं होता, प्रत्युत 
रोगी होता है । 
(७७) 
. सबमें भगवद्भाव करनेसे सम्पूर्ण 
विकारोंका नाश हो जाता है। 


(७८) 
भक्त दुर्लभ है, भगवान्‌ नहीं । 
(७९ ) 


विचार करो, क्या ये दिन सदा 
व्छेखे"प्ही ०झूहेगे १ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by “ सैत्सैंगक Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सत्सँगकै अमृत-कण ५५ 


(८०) 
भगवान्‌ हमारे हैं, पर मिली 
हुई वस्तु हमारी नहीं है, प्रत्युत 
भगवानूकी है। 
(८१) 
एक-एक व्यक्ति खुद सुधर जाय 
तो समाज सुधर जायगा। 
(८२) 
अब मैं पुनः पाप नहीं करूँगा-- 
यह पापका असली प्रायश्चित्त है। 
(८३) 


“ नाशवानूमैं Public Domąiņ. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नाशव अपनापन अशान्ति 


Dee by Arya Samai म ०० 900०040900 
और बन्धन देनेवाला है। 


(८४) 


अगंर अपनी सन्तानसे सुख 
चाहते हो तो अपने माता-पिताको 
सेवा करो । 


(८५) 


मुझे सुख मिल जाय--यह सब 
पापोंकी जड़ है । 


(८६) 


जहाँ लौकिक सुख मिलता हुआ 
दीखे, वहाँ समझ लो कि. कोई 


००८ढखतण फेक. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by १7सत्संगके अगं र्‍कर्णि (९4 and eGangotri 
(८७) 
अपना जीवन अपने लिये 
नहीं है, प्रत्युत दूसरोंके हितके 
लिये है। 
(८८) 
भगवन्नामका जप और कीर्तन-- 
दोनों कलि-युगसे रक्षा करके उद्धार . 
करनेवाले हैं। 


(८९) 


-जबतक संसारमें आसक्ति. है, 
तबतक भगवानूमे असली प्रेम 


नहा करो है Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ue सार-संग्रह . j 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai-and-eGengett— 


(९०) 
दूसरेके दुःखसे दुःखी होना 
सेवाका मूल है। 
(९१) 
किसीके अहितकी भावना करना 
अपने अहितको निमन्त्रण देना है। 
(९२) 
वस्तु-व्यक्तिसे सुख लेना महान्‌ 
जडता है। 
(९३) 
जिसके भीतर. इच्छा है, उसको 
'किसी-न-किसीके पराधीन होना ही 


००५प्रड्डेय़ा पा Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitizod by ^ ब्रेक ५ and eCangoti 
(९४) 
जो दूसरेको दुःख देता है, उसका 
भजनमें मन नहीं लगता। 
(९५) 


जो हमसे कुछ भी चाहता है, वह 
हमारा गुरु कैसे हो सकता है? 


(९६) 


सन्तोषसे काम, क्रोध और लोभ-- 
तीनों नष्ट हो जाते हैं। 


(९७) 


अपने लिये सुख चाहना आसुरी, 
राक्षसा वृत्ति हैं। Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Dffifzed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri by Arya Samaj NE hennai and eGa j 
(९८) 


मिले हुएको अपना मत मानो तो 
मुक्ति स्वत:सिद्ध है । 


(९९) 
अपने सुखसे सुखी होनेवाला कोई 
भी मनुष्य योगी नहीं होता । 
(१००) 
याद रखो, भगवान्‌का प्रत्येक 
विधान आपके पंरम हितके 
लिये है। 


Pr 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
. श्रीमद्धगवद्वीताजीकी आरती 


जय भगवद्रीते, जय aR 
हरि-हिय-कमल-विहारिणि, सुन्दर सुपुनीते॥ 
कर्म-सुमर्म-प्रकाशिनि, कामासक्तिहरा। 
तत्त्वज्ञान-विकाशिनि, विद्या ब्रह्म परा॥जय० 
निश्चल-भक्ति-विधायिनि, निर्मल, मलहारी। 
शरण-रहस्य-प्रदायिनि, सब विधि सुखकारी ॥ जय० 
राग-द्वेष-विदारिणि, कारिणि मोद सदा। 
भव-भय-हारिणि, तारिणि, परमानन्दप्रदा ॥ जय० _ 
आसुर-भाव-विनाशिनि, नाशिनि तम-रजनी। 

दैवी सदगुणदायिनि, हरि-रसिका सजनी॥ जय० 
समता-त्याग सिखावनि, हरि-मुखकी बानी। 

सकल शास्त्रकी स्वामिनि, श्रुतियोंकी रानी ॥ जय० 
दया-सुधा बरसावनि मातु! कृपा कीजै। 
CERRAR. कर AA "का लीचे Tin. 


IWENI 


आरति श्रीरामायनजी की। 
'कीरति कलित ललित सिय पी की ॥ 

गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। 
बालमीक faram बिसारद॥ 


सुक सनकादि सेष अरु सारद। 
बरनि पवनसुत कीरति नीकी॥१॥ 


गावत बेद पुरान अष्टदस। 
छओ सास्त्र सब ग्रन्थन को रस॥ 
मुनि जन धन संतन को सरबस। 
सार अंस संमत सबही की॥२॥ 
गावत संतत संभु भवानी। 
अरु घटसंभव मुनि बिग्यानी॥ 
ब्यास आदि कब्रिबर्ज बखानी। 
कागभुसुंडि गरुड के ही की॥ ३॥ 
कलिमल हरनि बिषय रस फीकी। 
सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की॥ 
दलन रोग भव मूरि अमी की। 
CC-0.In Public ०जतमरात सन्न ब्िधि तुलसी की ६० 


OIII 


T “श्रीमद्धागवतजी की [एए Arya, Sama 


आरति अति पावन पुरानकी। 
धर्म-भक्ति-विज्ञान-खानकी ॥ 
महापुरान । भागवत निरमल। 
शुक-मुख-विगलित निगम-कल्प-फल। 
परमानन्द-सुधा-रसमय कल। 
लीला-रति-रस रसनिधानकी॥ आ०॥ 
कलि-मल-मथनित्रिताप-निवारिनि । 
जन्म-मृत्युमय भव-भय-हारिनि। 
सेवत सतत सकल सुखकारिनि। 
सुमहौषधि हरि-चरित-गानकी॥ आ०॥ 
विषय-विलास-विमोह-विनाशिनि । 
विमल विराग विवेक विकाशिनि। 
भगवत्तत्त्व-रहस्य प्रकाशिनि। 
परम ज्योति परमात्म-ज्ञानकी॥ आ०॥ 
परम हंस-मुनि-मन उल्लासिनि। 
रसिक-हृदय रस-रास विलासिनि। 
भुक्ति, मुक्ति, रति-प्रेम सुदासिनि। 


कक्षा In Pu ५शिक्रिज्ञनप्रिय़ ni Kan 'मुज़ान॒की; }h Ie Ahi ection. 


OIII 


- हम्‌ भगवानके ही है! ४ 
२.हम जहाँ भी रहते हैं, 
भगवानके ही दरबाएमे 
रहते हैं॥ 


३. हम्‌ जो भी शुभ कम कर्ते हैं 
भगवान ही काम करते हैं! 

४. शुद्ध-सात्त्विक जो भी पाते 
हैं, भगवानका ही प्रसाद 
पाते है 

५. भगवानके दिये प्रसादसे 
भगवानके ही जनोंकी सेवा 


CC-0.Ñ Publ कः main. Panini Kanya Maha Vidyalaya Colleétion. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


< [2 [8५७१७ ध्ये ९0 

१. कलकत्ता- गोविन्दभवन-कार्यालय © (०३३) २३८६८९४ 
पिन-७२०००७ १५१, महात्मा गाँधीरोड फैक्स (०३३) २३८०२५१ 

२. दिल्लो- गोताप्रेस, गोरखपुरको पुस्तक-दूकान; O (०११) ३२६९६७८ 

° | पित-११०००६ २६०९, नयी सड़क फैक्स (०११) ३२५९१४० 
३. पटना- गीताप्रेस, गोरखपुरको पुस्तक -दूकान; (0, (०६१२) ६६२८७९ 
पिन-८००००४ अशोकराजपथ, बड़े अस्पतालके सदर फाटकके सामने 

४. कानपुर- गीताप्रेस, गोरखपुरको पुस्तक-दूकान; O (०५१२) ३५२३५१ 
पिन-२०८००१ २४/५५,बिरहाना रोड फैक्स (०५१२) ३५२३५१ 

५. वाराणसी- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; © (०५४२) ३५३५५१ 
पिन-२२१००१ ५९/९, नीचोबाग 

६. हरिद्वार गोताप्रेस, गोरखपुरको पुस्तक-दूकान; £ (०१३३) ४२२६५७ 
पिन-२४९४०१ सब्जीमण्डी, मोतोबाजार 

७. सूरत- गोताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; 
पिन-३९५००७ वैभव एपार्टमेन्ट, नृतन निवासके सामने; भटार रोड 


८. चूरू- गोताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; fes फुटकर 
पिन-३३१००१ क्रपिकुल ब्रह्मचर्याश्रम, पुरानी सडक बिक्री-केन्द्र 
९. ऋषिकेश- गीताभवन, गङ्गापार, पो० स्वर्गाश्रम; (०१३५) ४३०१२२ 


पिन-२४९३०४ 


स्टेशन-स्टाल। प्लेटफार्मन5० (कोठ) मे 
दिल्ली जंक्शन (प्लेटफार्प नं० १२); नयी दिल्ली (Ho ८-९); हजरत निजामुद्दीन 
[दिल्ली] (नं० ४-५); कोटा [राजस्थान ] (Fo १); बीकानेर (नं० १); गोरखपुर 
[3० प्र०] (नं० १); कानपुर (नं) १); लखनऊ [एन० ई० रेलवे]; वाराणसी 
( "io ४-५ ); मुगलसराय जं० (Ho ३-४); हरिद्वार (Ao १); पटना जंक्शन, पुस्तक- 
दराला; धनबाद (नं० २-३); मुजफ्फरपुर (नं० १); हावड़ा स्टेशन (Ao ८ तथा १८ 
दोनोंपर ); सियालदा मेन (नं० ८); आसनसोल (नं० ५); औरंगाबाद [ महाराष्ट्र] 
(o १); सिकन्दणबाद [aio प्र० ] (Ho १); गुवाहाटी. जं० ( मुसाफिरखाना ) एवं 
अननररान्यीय बस-अट्टा, दिल्ली; वैष्णो देवी-मंदिर (कटरा ) जम्पू। 

अन्य अधिकृत पुस्तक-विक्रेता -- श्रीगीताप्रेस-पुस्तक-प्रचार- केन्द्र, 
“बुलियन बिल्डिंग', जौहरी बाजार, जयपुर-३०२००३ (0 (०१४१) ५७०६०२, फैक्स ५६६१४० 
अँग्रेजी एवं दक्षिण-भारतीय भाषा-प्रकाशनके प्रमुख विक्रेता- 
गोपाल-सेवा-ट्स्ट-८०, मोसीकीरानार स्ट्रीट, भगवतगीता नगर, इरेड-६३८००३ (T.N), 
-0.In Pua PAnR ya Waka Wdyalaya Col 


ction. 


